रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Hi. . . 


A 


: 


. . . 


EF-- 


. 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 24 , 2015 / वैशाख 4 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24 , 2015 /VAISAKHA 4 , 1937 


सं . 843 ] 
No. 843] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 24 अप्रैल, 2015 


का . आ . 1078 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3021 ( अ) तारीख 28 नवम्बर, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग - II, 
खंड - 3, उपखंड (ii) तारीख 28 नवम्बर , 2014 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 31 के कि . मी . 770. 000 से कि . मी. 816.000 तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , 

और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3 ) के अधीन तारीख 03 जनवरी, 2015 को 
" संवाद प्रतिदिन " और तारीख 03 जनवरी , 2015 को " द स्टेट्समेन " में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है , 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1831 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


अनुसूची 
पश्चिम बंगाल राज्य के कूचबिहार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के कि . मी . 770 .000 से कि . मी . 816. 000 के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्रम जिले । सब - डिविजन मोजा / गांव का सर्वेक्षण 

भूमि भूमि 

क्षेत्रफल 

भूस्वामियों / हितबध्द 
का नाम नाम / 

का की 

व्यक्तियों के नाम 
नाम 

जे एल संख्या पुरा भाग प्रकार प्रकृति | एकड | हेक्टेयर 


सं . | 


का 


5 


6 


कूच | तुफानगंज मोजा. घागर कुछ 


7 


8 
अवाल 


9 
0.041 


10 
0.0166 


1703 


निजी । 


कूच 
बिहार 


सीट संख्या 

4 
तुफानगंज । मोजाः घोगर कुठी 

प्रथम खंड, 
जे एल संख्या 77 , 
सीट संख्या 1 

और 3 


1706 

निजी 
1710 निजी 
1715 निजी 
| 1718 | निजी 

निजी 
1720 निजी 
1724 निजी 
1725 

निजी 
1726 निजी 


1719 


अवाल 0.040 
अवाल | 0 .074 
दूएम 0 .055 
दूएम 0. 102 

0 .020 
बास्तु 0 . 041 
दूएम 0 . 062 
बास्तु 0. 037 
बास्तु | 0 .109 | 


0. 0162 
0 .0299 
0 .0223 
0.0413 
0 .0081 
0 .0166 
0 . 0251 


बास्तु 


0 .0150 


0 .0441 


11 
सजाहां मिया एवं नजरुल 

इस्लाम 
नीलकंठ दास 
मोहन सरकार 
मोहन सरकार 
मोहन सरकार 
उज्जवल सरकार 
उज्जवल सरकार 
संतोष सरकार 

सबिरन बीवी 
अजीजुल शेख एव सिराजुल 

शेख 
सिराजुल शेख 
अजीजुल शेख 

हल्लाल कमार 
अकबर शेख , हसन शेख एव 

नजमूल शेख 
गोपेश्वर सरकार 
शोहर अली मिया 
लक्खी कान्त दास 
रामाकान्त दास 

अंगद दास 
हरिमोहन पाल 
हरिमोहन पाल 


| 1805 | निजी । अवाल | 0 .086 | 0.0348 

1807 निजी तालाब | 0 . 054 0 .0219 
4656 निजी 

0 .043 0 .0174 
4688 निजी । अवाल - 0. 220 | 0. 0890 


अवाल 


4689 निजी । बास्तु - 0. 062 | 
4690 । निजी बास्तु | 0.041 | 
4694 निजी बास्तु 0. 072 
4697 निजी 

बास्तु - 0.069 | 
4702 निजी बास्तु 0 . 098 
6003 

निजी सिओम 0. 084 
6004 

उदबार- 0.06 


0 .0251 
0.0166 
0 .0291 
0. 0279 
0.0397 


0 . 034 


निजी 


0 .0243 


मोजाः घोगर 

कुठी 
प्रथम खंड, 
जे एल संख्या 

77 , 
सीट संख्या 4 


हरिचरण पाल 
रंजीत बसाक 


बांस 


रंजीत बसाक , सुनील बसाक 


सुनील बसाक 


6154 निजी अवाल 0 . 06 0 . 0243 
8347 निजी 

0.005 0 . 002 

बागान 
8350 निजी बांस 0 .03 | 0 .0121 

बागान 
8351 निजी 
बास 0.02 0. 0081 

बागान 
8353 निजी बास्तु 0.072 0 . 0291 
8355 निजी 

बास्तु 

0 .065 0 . 0263 
8356 निजी बास्तु 0 .04 0 .0162 
8357 निजी 

| 0 . 017 0 .0069 
| 8363 | निजी । बास्तु | 0 .034 | 0.0138 

147 निजी सिओम । 0 .005 0. 0020 


दूएम 


सुभाष बसाक एवं अन्य 
दिनेश च0 बसाक एवं अन्य 

मोना बसाक एवं अन्य 
नरेश बसाक एवं अन्य 

गनेश बसाक 
केशब च0 मण्डल, पिता 
मंगल च0 मण्डल 

अशोक कु0 राय, 

पिता - चन्द्रेश्वर रॉय 
1. प्रतीमा दास, पत्नी - हरन 


मोजाः कमात 

फुलबारी, 
जे एल संख्या 


148 


निजी 


बास्तु | 0.020 | 


0 . 0081 


93, 


सीट संख्या 1 


149 


निजी । बास्तु 


0.010 | 


0. 0040 


दास 


मोजाः 
बाराकोदाली, 
जे एल संख्या 


2. अमल कृष्ण नाग, पिता 

अश्विनी कु0 नाग 
150 | निजी । बास्त । 0055 
बास्तु - 0.055 | 0.0223 1. दिलीप कु0 सरखेल , पिता 

भूपेन्द्र सरखेल 
2. प्रशांत कु0 सरखेल, पिता 

भूपेन्द्र सरखेल 
___ 302 | निजी दूएम - 0. 003 - 0 .0012 नीलमाधव दास एवं अन्य 

निजी रास्ता । 0.012 | 0. 0049 | बाराकोदाली 1 न0 जी . पी . 
____ 304 निजी दूएम - 0. 050 | 0. 0202 

हेक बर्मन 
दूएम 0.048 | 0.0194 __ तुफानगंज कंसट्रक्षन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
निजी दूएम । 0 . 043 

तुफानगंज कंसट्रक्षन एवं 
इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 


303 


96 , 


305 


निजी 


सीट संख्या 1 


306 


0 . 0174 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 


सर्वेक्षण 


भूमि 


जिले | सब - डिविजन । मोजा / गांव का 
का | का नाम 

नाम / 
जे एल संख्या 


सं . 


भूमि 

क्षेत्रफल 
का 
प्रकार । प्रकृति | एकड । हेक्टेयर 


भूस्वामियों / हितबध्द 
व्यक्तियों के नाम 


की 


पुरा 


भाग 


सीट संख्या 

4 


2 


3 


5 


322 


348 


6 7 8 9 10 

11 
308 निजी दूएम - 0. 056 | 0.0227 तुफानगज कसट्रक्षन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
321 निजी दूएम 0 .055 | 0.0223 

कालीपद दास 
निजी दूएम 0 .067 0.0271 तुफानगंज कंसट्रक्शन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
325 | निजी अवाल - 0. 270 | 0. 1093 जहीम बर्मन एवं अन्य । 
336 निजी । अवाल | 0 .043 | 0.0174 

अतुल बर्मन 
337 निजी । अवाल 0.042 | 0.0170 दिनेश च0 बर्मन एवं अन्य 
339 निजी वे - ब्रीज | _ 0.107 0 .0433 तुफानगंज कंसट्रक्शन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
342 निजी । वे ब्रीज | 0. 069 | 0 .0279 तुफानगज कसट्रक्शन एव 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
346 निजी । वे -ब्रीज 0.055 0 . 0223 तुफानगंज कंसट्रक्शन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
निजी वे – ब्रीज 0.033 0 .0134 तुफानगंज कसट्रक्शन एव 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
596 निजी वे - ब्रीज 0. 012 | 

0 . 0049 तुफानगज कसट्रक्शन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
598 
598 निजी वे ब्रीज 0.117 | 

0 . 117 0.0473 
0 .0473 तुफानगंज कंसट्रक्शन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
603 निजी । 

रास्ता 0 .011 0 . 0045 बाराकोदाली 1 न0 जी . पी . 
612 निजी 

दूएम 0 .176 | 0 .0712 कष कान्त बर्मन एवं अन्य 
616 

रास्ता । 0 .014 | 0. 0057 | बाराकोदाली 1 न0 जी . पी . 
617 | निजी । दएम 

। दूएम 

0000 

0.026 | 0.0105 | कृष कान्त बर्मन एवं अन्य । 
| 618 | निजी दूएम 0 . 096 0 .0389 

जहीम बर्मन 
| 626 निजी दूएम - 0. 115 | 0.0465 

महीम बर्मन 
627 निजी वे - ब्रीज | 0 . 113 0 . 0457 तुफानगंज कंसट्रक्शन एवं 

इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 
638 निजी । बास्तु | 0. 053 | 0 .0214 

सुधीर च0 बर्मन 
639 निजी - सिओम | 0. 056 0 .0227 

सुधीर च0 बर्मन 
641 निजी 0 .023 0 .0093 

सुधीर च0 बर्मन 
643 | निजी । बास्तु 0.037 | 0.0150 

हेकू बर्मन 
644 निजी बांस 0.065 । 0.0263 

स्वपन डाकुआ 
बागान 


निजी 


रास्ता 


[ फा . सं. आर. डब्ल्यू. / एन.एच.- 37014 / 14 / 2014 - एनएचडीपी- IVA] 


माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 24th April , 2015 
S . O . 1078 (E ).- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , Department of Road Transport and Highways number S . O . 3021( E ) dated the 28th November, 2014 , 
published in Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under Sub -section ( 1) of Section 
3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose 
of (widening /two -laning with paved shoulders/four -laning etc .), maintenance , management and operation of National 
Highway No .31 in the stretch of land from km . 770 . 000 to km . 816 .000 in Cooch Behar District in the State of West 
Bengal; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Samvad Pratidin ” dated the 
3rd January , 2015 , “ The Statesman ” dated the 3rd January , 2015 under Sub - section ( 3 ) of Section 3A of the said Act; 


And whereas no objections have been received by the competent authority ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


And whereas, in pursuance of Sub -section (1 ) of Section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by Sub -section ( 1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of Sub - section ( 2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from km . 

770 .000 to km . 816 .000 in Cooch Behar District in the State of West Bengal 


No . 


Name 
of the 
district 


| Name of 
| Sub 

division 


Name of 
the Mouza / 

Village / 
J .L . No./ 
Sheet No. 


Plot / 
Survey No. 

L . R . 
Full Part 


Type 

of 
Land 


L 


10 


11 


2 
Cooch 
Behar 


3 
Tufanganj 


6 

7 
1703 | Private 


1 


Mouza : 
Ghogar 

Kuthi 
Pratham 

Khand, 
J . L .No .77 , 
Sheet No. 1 

& 3 


Awal 


| 1719 


1706 | Private 
1710 Private 
1715 Private 
1718 Private 

Private 
| 1720 Private 

1724 | Private 
1725 Private 
1726 Private 


1805 Private 
1807 Private 
4656 Private 
4688 | Private 


Nature of 

Area 

Name of the land 
Land 

owner / 

Interested persons 
In 

acre hactare 
8 

9 
Awal 0 .041 0 .0166 Sajahan Miya & 

Nazrul Islam 
Awal 0 . 040 0 .0162 Nilkontha Das 

0 .074 0 . 0299 Mohan Sarkar 
Duem | 0 .055 0 .0223 Mohan Sarkar 
Duem 0 . 102 0 .0413 Mohan Sarkar 
Bastu 0 . 020 0 . 0081 Ujjal Sarkar 
Bastu 0 .041 | 0 .0166 Ujjal Sarkar 
Duem | 0 . 062 0 .0251 Santosh Sarkar 
Bastu 0 . 037 | 0 . 0150 Sabiran Bibi 
Bastu 0 . 109 0 .0441 Azijul Sheikh & 

Sirajul Sheikh 
Awal 0 .086 0 .0348 Sirajul Sheikh 
Pond | 0 .054 0 .0219 Azijul Sheikh 
Awal | 0 .043 0 .0174 Hallal Kamar 
Awal 

0 . 220 

| 0 . 0890 
0 . 0890 

Akbar Sheikh , Hason 
Akh 
Sheikh & Najmul 

Sheikh 
Bastu 0 . 062 | 0 . 0251 Gopeswar Sarkar 
Bastu 0 .041 0 .0166 Shohar Ali Miya 
Bastu 0 .072 0 . 0291 Lakshikanta Das 
Bastu 0 . 069 0 .0279 

0 . 0279 Ramakanta Das 
Bastu 0 . 098 0 .0397 | Angad Das & Others 
Seom 0 .084 0 .034 Harimohan Pal 
Udbastu 0 .06 | 0.0243 Harimohan Pal 

Awal 10. 06 0 .0243 Haricharan Pal 
Bansh 0 .005 0 .002 Ranjit Basak 
Bagan 
Bansh 0 . 03 0 .0121 Ranjit Basak , Sunil 
Bagan 

Basak 
Bansh 0 .02 0 .0081 Sunil Basak 
Bagan 
Bastu | 0 .072 0 .0291 Subhas Basak & 

others 
Bastu 0 . 065 0 .0263 Dinesh Ch . Basak & 

others 
Bastu 0 .04 0 .0162 Mona Basak & others 
Duem 0 .017 0 .0069 Naresh Basak & 

others 
Bastu 0 .034 0 . 0138 Ganesh Basak 


4689 


Private 


4690 Private 
4694 Private 
4697 Private 
4702 Private 
6003 Private 
6004 Private 
6154 | Private 
8347 | Private 


Mouza : 
Ghogar 

Kuthi 
Pratham 

Khand, 
J. L .No.77 , 
Sheet No . 4 


8350 


Private 


8351 | Private 


8353 | Private 


8355 | Private 


8356 
8357 


Private 
Private 


8363 


Private 


[ TT II – qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Type 


Name 
of the 
district 


No . 


Name of 

Sub 
division 


Nature of 

Land 


of 


Name of 
the Mouza / 

Village / 
J. L . No./ 
Sheet No. 


Plot / 
Survey No. 

L . R . 
Full Part 


Land 


5 


/ 


6 
147 


8 
Seom 


Private 


Mouza : 

Kamat 
Phulbari, 
J.L .No.93 , 
Sheet No. 1 


148 


Private 


Bastu 


149 


Private 


Bastu 


150 


Private 


Bastu 


302 


Private 


Duem 


Mouza 
Barakodali , 
J. L .No .96 , 
Sheet No. 1 


303 
304 
305 


Private 
Private 
Private 


Path 
Duem 
Duem 


306 


Private 


Duem 


308 | Private 


Duem 


Area 

Name of the land 

owner / 

Interested persons 
In In 
acre hactare 
10 

11 
0 .005 0 .0020 Keshab Ch . Mandal, 

S / o - Mangal Ch . 

Mandal 
0 .020 0 .0081 Ashoke Kr. Roy , S /o 

Chandreswar Roy 
0 .010 0.0040 i) Pratima Das, W /o 

Haran Das ii ) Amal 
Krishna Nag , S /o 

Ashwini Kr. Nag 
0 .055 0 .0223 Dilip Kr. Sarkhel, 

S /o - Bhupendra 
Sarkhel ii ) Prasanta 

Kr. Sarkhel S /o 

Bhupendra Sarkhel 
0 .003 0 .0012 Nilmadhab Das & 

Others 
0 .012 0 .0049 Barakodali 1 No G . P . 

Hekru Barmen 
0 .048 0 .0194 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 .043 0 .0174 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 .056 | 0 .0227 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 .055 0.0223 Kalipada Pal 
0 .067 0 . 0271 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 . 270 0 . 1093 Jahim Barmen & 

Others 
0.043 0 .0174 Atul Barmen 
0 . 042 0 . 0170 | Dinesh Ch . Barmen 

& Others 
0 .107 0 .0433 Tufanganj 

Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 .069 0 .0279 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 . 055 0 .0223 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 .033 0.0134 Tufanganj 

Construction & 
Engineering Private 

Limited 
0 .012 0 .0049 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 


321 
322 


Private 
Private 


Duem 
Duem 


325 


Private 


Awal 


336 
337 


Private 
Private 


Awal 
Awal 


339 | Private 


Weigh 
Bridge 


342 | Private 


Weigh 
Bridge 


346 


Private 


Weigh 
Bridge 


348 


Private 


Weigh 
Bridge 


596 


Private 


Weigh 
Bridge 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Area 


Name 
of the 
district 


No. 


Name of 

Sub 
division 


Nature of 

Land 


Type 

of 
Land 


Plot / 
Survey No. 

L . R . 
Full Part 


Name of 
the Mouza / 

Village / 
J. L . No. 
Sheet No . 

4 


Name of the land 

owner / 
Interested persons 


In 
acre 

9 


| 


5 


| 


| 


| 


6 
598 


7 
Private 


8 
Weigh 
Bridge 


In 
hactare 

10 
0 .0473 


0 . 117 


603 
612 


Private 
Private 


Path 
Duem 


0 .011 
0 . 176 


0 .0045 
0 .0712 


le 


616 
617 


Private 
Private 


Path 
Duem 


0 .014 | 0 .0057 
l 0 .025 0 .0105 


618 
626 
627 


Private 
Private 
Private 


Duem 
Duem 
Weigh 
Bridge 


0 .096 

0 .115 
| 0 . 113 


0 .0389 
0 .0465 
0 .0457 


11 
Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
Barakodali 1 No G . P . 
Krish Kanta Barmen 

& Others 
| Barakodali 1 No G . P . 
Krish Kanta Barmen 

& Others 
Jahim Barmen 
Mahim Barmen 

Tufanganj 
Construction & 
Engineering Private 

Limited 
Sudhir Ch . Barmen 
Sudhir Ch . Barmen 
Sudhir Ch . Barmen 

Hekru Barmen 
| Swapan Dakua 


Bastu 


0 .053 


0 .0214 


638 Private 
639 Private 
641 Private 
643 Private 
644 | 

Private 


Seom 
Path 
Bastu 
Bansh 
Bagan 


0 .056 
0 . 023 
0 .037 


0 . 0227 
0 . 0093 
0 .0150 


0 .065 


0 .0263 


[ F . No. RW /NH -37014 / 14 /2014 -NHDP - IVA ] 


MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


